688 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 7, 2011 (JYST . 17 , 1933 SAKA ) 


[ PARTI 


सिंचाई विभाग 


शुद्धि पत्र 

दिनांक 25 मई , 2011 
क्रमांक 5058/1-एल०/33. - अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1) की धारा 4 के अधीन किशनगढ़ राजवाहा 
के आगे विस्तार हेतु कि ० मी ० 1.800 से कि ० मी ० 3.685 तक निर्माण हेतु माल गुजारी सीमा गांव गिन्दोखर और राजपुरा खालसा, तहसील एवं 
जिला रेवाड़ी के निर्माण हेतु अधीक्षक अभियन्ता, जे० एल ०एन० जल सेवाएं परिण्डल , रेवाड़ी के पत्र क्रमांक 1500/ 1एल ०/33 , दिनांक 
17 फरवरी , 2011 द्वारा जारी हरियाणा सरकार के गज़ट दिनांक 22 फरवरी, 2011 में प्रकाशित की गई है । इसमें अनजाने में गांव गिन्दोखर 
के खसरा नं ० 16 के जमीन का रकबा 16 मिन(1-6) दर्शाया गया है । जबकि खसरा नं ० 16 के जमीन का रकबा 6 मिन (1-6 ) है । इसलिए 
गिन्दोखर गांव के खसरा नं 0 16 के जमीन का रकबा 16 मिन( 1-6 ) के स्थान पर 6 मिन( 1-6 ) पढ़ा जाए । 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


बी ० के ० शर्मा, 

अधीक्षक अभियन्ता, 
जे ० एल ० एन ० जल सेवाएं परिमण्डल , रेवाड़ी । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


CORRIGENDUM 


The 25th May, 2011 
No. 5058-1 - L/ 33. + The notification under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894 ) Land 
document under Section A of Land Acquisition for construction of " Extension of Kishangarh Minor from Km . 1.800 to 
3.685 falling in Revenue boundaries of Village Gindokhar and Rajpura Khalsa in Tehsil and District Rewari " has been 
issued vide Superintending Engineer , JLN Water Services Circle, Rewari letter No. 1500/ 1- L/ 33, dated 
17th February , 2011 and also got published in Haryana Government Gazette on dated 22nd February , 2011. There in 
Khasra/Killa No. of land for 16min ( 1-6 ) of Khasra /Killa No. 16 of Village Gindakhor has been mentioned unknowingly , 
the correct figure of Khasra No. 16 may be read as 6min ( 1-6 ) of Village Gindakhor instead of 16min ( 1-6 ) of Khasra No. 
16 of Village Gindakhor. 


By order of Governor of Haryana . 


B.K. SHARMA, 


Superintending Engineer, 
JLN Water Services Circle , Rewari. 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 18 मई, 2011 
क्रमांक 591012 एल०.-- चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी व्यय 
द्वारा , सार्वजनिक प्रयोजना हेतु एक जनहित कार्य नामत: भूमितल से 1.50 मीटर नीचे पाईप लाईन , आर० डी ० 6340 से आर ० डी ० 8890 तक 
डालने के लिए जिसको सतनाली फीडर से किलोमीटर 20.295 दायें से शुरू करके बलाली माईनर की किलोमीटर 4.214 तक नहरी पानी को 
ले जाने के लिए (बलाली सब माईनर को बलाली माईनर की बजाय सीधे सतनाली फीडर से जोड़ने हेतु) की आवश्यकता है जो गांव जावा व 
झोझूकलां, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी की राजस्व सीमाओं में परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित है । जिसके लिए एक अधिसूचना 
भूमिगत पाईप लाईन ( भूमि के उपयोग का अधिकार अर्जित करना) अधिनियम 2008 ( अधिनियम संख्या 31 वर्ष 2008) ( आगे वर्णित उपरोक्त 
अधिनियम) की धारा 3 की उपधारा 1 के अन्तर्गत क्रमांक 7945/2-एल०, दिनांक 15 जुलाई, 2010 को हरियाणा सरकार के गज़ट में प्रकाशित 
की गई है । 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 7 , 2011 (JYST. 17 , 1933 SAKA ) 


689 


अब यह घोषणा की जाती है कि नीचे विनिर्दिष्ट में वर्णित भूमि में निर्माण कार्य हेतु उक्त भूमि के उपयोग का अधिकार अर्जित करना 
अनिवार्य है । अत: यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन जारी की जाती है जो उन सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु है 
जो इससे सम्बन्धित हैं । 

परियोजना की ड्राईंग एवं नक्शे किसी भी कार्य दिवस को जिला राजस्व अधिकारी व भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, भिवानी व कार्यकारी 
अभियन्ता, लोहारू जल सेवाएं मण्डल , चरखी दादरी के कार्यालय में निरीक्षण किए जा सकते हैं । 


. 


विशिष्टियां 


तहसील 


गाँव 


क्षेत्रफल 


मुरब्बा नं /किला नं ० 


क्रम जिला 
संख्या 


हदबस्त 
नं ० 


कनाल मरला 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


भूमि की एक 2550 फुट लम्बी व विभिन्न चौड़ाई ( जरूरत के 
अनुसार ) की एक पट्टी जो कि साधारणतया दक्षिण से उत्तर की 
दिशा में व मौके पर निशान देह और संलग्न सजरा प्लान में 
दर्शाया गया है, निम्नलिखित खसरा नं ० व किला नं ० में से गुजरती 


1. भिवानी 


दादरी 


जावा 


183 


4 


19 


15- 1मिन(0-4 ), 2/1मिन( 0-3), 2/2मिन( 0-1 ), 

2/2मिन( 0-1 ), मिन( 0-4 ), 
10/ 1मिन( 0-4 ), 11/ 2मिन (0-4 ), 12मिन ( 0-4), 

19मिन(0-4), 20मिन( 0-4), 21मिन ( 0-4 ), 22मिन( 0-4 ) 
10 21मिन(0-2), 22मिन( 0-2 ) 
26 1मिन( 0-4 ), 2मिन(0-4), 9/1मिन(0-3), 10/ 1मिन( 0-3) 
23 1/2मिन( 0-4 ), 2मिन(0-4 ), 10/1मिन(0-7), 11मिन(0-4), 

12मिन( 0-4 ), 19/2मिन(0-4 ), 20मिन (0-4), 21मिन (0-4), 
22/ 1/1मिन( 0-3 ), 22/1/2मिन( 0-1) 


56 मिन रास्ता ( 0-1) 


223 मिन रास्ता (0-1) 


2. भिवानी 


दादरी 


झोझूकलां 


171 


0 


4 


243 21/2मिन( 0-2 ), 22/ 2मिन(0-2) 

हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


( हस्ता.). 

अधीक्षक अभियन्ता, 
लोहारू जल सेवाएं परिमण्डल, भिवानी । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 18th May , 2011 
No. 5910 /2 - L. - Whereas, it appears to the satisfaction ofGovernor of Haryana that it is necessary in the public 
interest that for a public work , at public expense, namely, for carrying of water from Satnali Feeder Km . 20.295 -R to 
Balali Minor Km . 4.214 (for linking Balali Sub Minor direct to Satnali Feeder instead of Balali Minor ) an underground 
pipeline one and a half meter below ground level, from RD 6340 to 8890 in Village Jawa and Jhojju Kalan, Tehsil 
Ch. Dadri , District Bhiwani is proposed to be executed. The notification under Sub -section (I) of Section 3 of the 
Haryana underground pipeline (Acquisition of right of user in land ) Act, 2008 (Act No. 31 of 2008 ) (hereinafter referred 
as said Act) has been published vide Haryana Government Gazette Notification No. 7945 / 2 -L , dated 15th July , 2010 . 

Now , it is declared that for the aforesaid purpose right of users in land is to be acquired and therefore notification 
under Section 4 of the said Act is issued for the information of all concerned . 


690 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 7 , 2011 (JYST . 17 , 1933 SAKA ) 


( PARTI 


The plans/maps of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer- cum -Land Acquisition 
Collector, Bhiwani and Executive Engineer , Loharu Water Services Division , Charkhi Dadri on any working day . 

Specifications 


Village 


Hadbast 


Rectangle No./Khasra/Killa No. 


Sr. District Tehsil 
No. 


No. 


Area in 
Kanal Marla 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


A strip of land measuring 2550 feet in length and varying 
in width (as per requirement at site ) which generally 
move in the direction from South to North as demarcated 
at site and shown in the attached sajra plan and passing 
through the following Khasra Numbers/Killa No. 
15 Min (0-4 ), 2 /1min (0-3), 2 /2Min (0-1), 9Min (0-4 ), 

10/1Min (0-4 ), 11/2 Min ( 0-4 ), 12Min ( 0-4 ), 
19Min (0-4 ), 20Min (0-4 ), 21Min (0-4 ), 22Min (0-4 ) 


1. Bhiwani Dadri 


Jawa 


183 


4 19 


10 21Min (0-2 ), 22Min (0-2 ) 


26 1Min (0-4 ), 2Min (0-4 ), 9/1Min (0-3), 10 /1Min (0-3) 
23 1 / 2min (0-4 ) , 2 Min (0-4 ) , 10/1Min ( 0-7) , 

11Min ( 0-4 ) , 12Min (0-4 ) , 19 / 2Min ( 0-4 ) , 
20 Min (0-4 ) , 21Min (0-4 ) , 22/1/1Min (0-3 ) , 
22/ 1 /2Min (0-1) 


56Min Rasta (0-1), 223Min (Rasta )(0-1) 
243 21 /2Min (0-2 ), 22 /2Min (0-2 ) 


2 . 


Bhiwani Dadri 


171 


0 4 


Jhojju 
Kaian 


By Order ofGovernor of Haryana . 


( Sd .)..., 
Superintending Engineer , 
Loharu Water Service Circle, Bhiwani. 


48631 - C.S.- H.G.P ., Chd . 


